रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


भारत को राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 18032020-218745 

CG - DL - E - 18032020-218745 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 995 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 16 , 2020 / फाल्गुन 26 , 1941 
NEW DELHI , MONDAY , MARCH 16 , 2020 / PHALGUNA 26 , 1941 


No.9951 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 मार्च , 2020 


का.आ. 1102 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH112 के कि.मी. 36.00 से 
कि.मी. 85.750 ( बिलाड़ा ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी । 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 
" 17/10/2019 " को " राजस्थान पत्रिका " और " दैनिक भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 


दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है 


; 


1463GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH112 के कि.मी. 36 से कि.मी .85.75 ( बिलाड़ा ) के लिए अर्जन की जाने वाली 

संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : राजस्थान 


जिले का नाम : जोधपुर 


सर्वेक्षण संख्या 


क्रमिक 
संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : बिलारा 


गांव का नाम : बिनावास 


1 


327 


सरकारी 


गैर मुमकिन गोचर || 0.4 


ग्राम पंचायत 
( 


खसरा नं - 333- तेजाराम पुत्र गायड़राम 1/6 
हिस्सा ( पूर्ण हिस्सा रहन बैंक ऑफ बड़ौदा 
बिलाड़ा ) , मिसाराम पुत्र सवाईराम 1/2 
हिस्सा , सैसाराम पुत्र गायड़राम 1/6 हिस्सा , 
सांवतराम पुत्र गायड़राम 1/6 हिस्सा जातियान 
राईका मा . देह खातेदार । खसरा नं -333 / 1 
जयराम पुत्र गंगाराम 1/3 हिस्सा , निम्बाराम 
दतकपुत्र उगमाराम 1/3 हिस्सा , हडमानराम 
पुत्र हरिराम 1/3 हिस्सा जातियान राईका सा . 
देह खातेदार 


2 


333 , 333/1 


निजी 


बारानी -3 


0.4153 


0 


414 , 414/1 , 
1414/2 , 414/3 , || निजी 
414/4 , 414/5 


बारानी -2 


0.343 


खसरा नं- 414 - ककूदेवी पत्नी जेठाराम 1/7 
हिस्सा , जाति भाट सा . देह , कमली पत्नी 
पीराराम 40/357 हिस्सा , जाति भाट सा . 
हाल.मु. गोटन तह . मेड़ता सिटी , जि . नागौर , 
गोरधनराम पुत्र जबराराम 1/28 हिस्सा , 
जाटादेवी पत्नी जोधाराम 31/1071 हिस्सा , 
बलदेव पुत्र जोधाराम 31/1071 हिस्सा , 
बाबूलाल पुत्र जेठाराम 31/357 हिस्सा , 
मीरादेवी पत्नी जबराराम 1/28 हिस्सा , राकेश 
पुत्र जबराराम 1/28 हिस्सा , रीनाकुमारी पुत्री 
जबराराम 1/28 हिस्सा , श्यामलाल पुत्र 
जेठाराम 1/7 हिस्सा , सुशिलादेवी पुत्री 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


जोधाराम 31/1071 हिस्सा , सोहनलाल पुत्र 
जेठाराम 1/7 हिस्सा , हडमानराम पुत्र जेठाराम 
| 1/7 हिस्सा जातियान भाट सा . देह खातेदार 
खसरा नं- 414/1 -गोरधनराम पुत्र जबराराम 
1/24 हिस्सा , बलदेव पुत्र जोधाराम 1/12 
हिस्सा , बाबूलाल पुत्र जेठाराम 1/6 हिस्सा , 
मीरादेवी पत्नी जबराराम 1/24 हिस्सा , राकेश 
पुत्र जबराराम 1/24 हिस्सा , रीनाकुमारी पुत्री 
जबराराम 1/24 हिस्सा , श्यामलाल पुत्र 
जेठाराम 1/6 हिस्सा , सुशिलादेवी पुत्री 
जोधाराम 1/12 हिस्सा , सोहनलाल पुत्र 
जेठाराम 1/6 हिस्सा , हडमानराम पुत्र जेठाराम 
| 1/6 हिस्सा जातियान भाट सा . देह खातेदार 
खसरा नं- 414 / 2- लिछमणराम पुत्र 
नारायणराम जाति जाट सा . देह खातेदार । 
खसरा नं- 414 / 3- अनुसिंघवी पत्नी 
ललितकुमार सिंघवी 1/3 हिस्सा , विष्णुकान्त 
सिंघवी पत्नी अशोक सिंघवी 1/3 हिस्सा , संगीता 
सिंघवी पत्नी विजयसिंह 1/3 हिस्सा जातियान 
अग्रवाल नि . 5181-8वी रोड़ सरदारपुरा 
जोधपुर खातेदार । खसरा नं- 414 / 4 
मृदुलसिंधल पुत्र विजय सिंधल जाति अग्रवाल 
मा . 515 / ए 8 बी वी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर 
खातेदार । खसरा नं- 414 / 5- राज . सरकार 


0 


424 , 424/1 , 
424/2 


4 


खसरा नं- 424 & 424/1 - दिनेश पंवार पुत्र 
मोहनलाल पंवार 1/3 हिस्सा जाति नाई सा . 
अजीतभवन , मघराज सिंघवी पुत्र 
देवराजसिंघवी 1/3 हिस्सा , मघराजसिंघवी पुत्र 
देवराजसिंघवी 1/3 हिस्सा जाति जैन सा . प्रथम 
सी रोड़ जोधपुर खातेदार । खसरा नं- 424/2 - 
पवनकुमार मित्तल पुत्र बजरंगलाल मितल जाति 
अग्रवाल सा . नईमण्डी हिण्डोन जि . करोली 
हाल . पी.डबलू.डी. कालोनी जोधपुर खातेदार । 


बारानी -2 / 
औद्योगिक 


निजी 


0.3933 


0 


5 


425 


निजी 


बारानी -2 


0.251 


डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी वाके देह 
खातेदार । 
( 


गांव का नाम : कापरड़ा 


जयप्रकाश पुत्र भीयाराम जाति विश्नोई सा . 
जाम्बानगर कापरड़ा खातेदार । 


6 


15/5 


निजी 


बारानी -1 || 


0.089 


0 


7 


16/1 


निजी 


आवासीय 


0.016 


अब्दुल रज्जाक पुत्र मो . उमर जाति सिन्धी सा . 
सिन्धीनगर खातेदार । 
( ) 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


बाबूलाल पुत्र सोहनलाल जाति साद सा . देह 
खातेदार । 


8 


17/5 


आवासीय 
I / औद्योगिक 


निजी 


0.016 


0 


राज . सरकार 


9 


6/1 


सरकारी 


बारानी - 4 


2.2196 


0 


कुल 


4.1432 


[ 91. İ . NHAI / 15003 / 1 / 2014 / 3 ( A ) -BBJ / 3D2 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORTAND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 16th March , 2020 


S.O. 1102 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) 
issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH112 on the stretch of land from Km 36.00 to Km 85.75 ( Bilara ) in the district of JODHPUR in 
the state of RAJASTHAN ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Rajasthan Patrika " and 
“ Dainik Bhaskar ” both dated 17/10/2019 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH112 in the stretch of 
land from Km 36.00 to Km 85.75 NH112 ( Bilara ) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN . 


State : RAJASTHAN 


District : JODHPUR 


Type of Land 


Nature of Land 


Area in 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Bilara 


Viilage : Binawas 


1 


327 


Government 


Gair Mumkin 
Gochar 


0.4 


Gram Panchayat 


2 


333 , 333/1 


Private 


Barani - 3 


0.4153 


Khasra No. 333- Tejaram Slo Gayadram 
1/6 ( Rahan Bank of Baroda Bilara ) , 
Misaram S / o Savairam 1/2 , Sesaram Slo 
Gayadram 1/6 , Sanwatram Slo Gayadram 
1/6 Cast Raika Sa Deh Khatedar Khasra 
No. - 333 / 1- Jayram Slo Gangaram 1/3 , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


Nimbaram Datakputra Ugmaram 1/3 , 
Hadmanram S / o Hariram 1/3 Cast Raika 
Sa. Deh Khatedar 


3 


414 , 414/1 , 
414/2 , 414/3 , 
414/4 , 414/5 


Private 


Barani - 2 


0.343 


Khasra No. 414- Kakudevi W / o Jetharam 
1/7 Cast Bhat sa . Deh , Kamli W / o 
Piraram 40/357 Cast Bhat sa . Hal Mu . 
Gotan Teh . Merta City Dist - Nagour , 
Gordhanram S / o Jabraram 1/28 , Jatadevi 
W / o Jodharam 31/1071 , Baldev Slo 
Jodharam 31/1071 , Babulal S / o Jetharam 
31/357 , miradevi W / o Jabraram 1/28 , 
Rakesh S / o Jabraram 1/28 . rinakumari 
D / o jabraram 1/28 , shyamlal S / o jetharam 
1/7 , Sushiladevi D / o Jodharam 31/1071 , 
sohanlal S / o jetharam 1/7 Hadmanram Slo 
jetharam 1/7 Cast Bhat Sa. deh khatedar 
Khasra No. 414 / 1- Gordhanram S / o 
Jabraram 1/24 , Baldev S / o Jodharam 1/12 , 
Babulal S / o Jetharam 1/6 , miradevi W / o 
jabraram 1/24 , Rakesh Slo Jabraram 1/24 , 
Rinakumari D / o Jabraram 1/24 , shyamlal 
S / o jetharam 1/6 , Sushiladevi D / o 
Jodharam 1/12 , sohanlal S / o jetharam 1/6 
Hadmanram S / o jetharam 1/6 Cast Bhat 
Sa. deh khatedar Khasra No. 414 / 2 
Lichhmanram Slo Narayanram Cast Jat 
Sa. Deh Khatedar Khasra No. 414 / 3 
AnuSinghvi W / o Lalitkumr singhvi 1/3 , 
vishnukant singhvi W / o ashok singhvi 

1/3 , sangeeta singhvi W / o vijaysingh 1/3 
cast agarwal sa . 518A - 8B Road 
Sardarpura Jodhpur Khatedar Khasra No. 
414 / 4- Mardulsindhal S / o Vijay sindhal 
Cast Agarwal Sa. 515A - 8B Road 
Sardarpura Jodhpur Khatedar Khasra No. 
414 / 5- Raj Sarkar 


4 


424 , 424/1 , 
424/2 


Private 


Barani - 27 
Industrial 


0.3933 


Khasra No.- 424 & 424 / 1- Dinesh panwar 
S / o Mohanlal Panwar 1/3 Cast Nai Sa. 
Ajitbhawan , Maghraj Singhvi Slo Devraj 
Singhvi 1/3 Maghraj Singhvi S / o 
Devrajsinghvi 1/3 Cast Jain Sa. First C 
Road Jodhpur Khatedar Khasra No. 
424 / 2- Pawankumar Mital Slo BajrangLal 
Mital Cast Agarwal Sa. Naimandi 
Hindone Dist . Karouli Hal PWD Colony 
Jodhpur Khatedar 


5 


425 


Private 


Barani - 2 


0.251 


Doli Banam Mandir Shri Mahadevji Vake 
Deh Khatedar 


Viilage : Kaparda 


6 


15/5 


Private 


Barani -III 


0.089 


Jayprakash Slo Bhiyaram Cast Vishnoi Sa 
Jambanagar Kaparda Khatedar 


7 


16/1 


Private 


Aavaaseey 


0.016 


Abdul Rajak S / o Mo. Umar Cast Sindhi 
Sa. Sindhinagar Khatedar 


8 


17/5 


Private 


Aavaaseey 
/ Industrial 


0.016 


Babulal S / o Sohanlal Cast Sad Sa. Deh 
Khatedar 


9 


6/1 


Government 


Barani - 4 


2.2196 


Raj Sarkar 


TOTAL 


4.1432 


[ E. No. NHAI / 15003 / 1 / 2014 / 3 ( A ) -BBJ / 3D2 ] 


RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by an ork Logan 


